PARTI 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 19 , 1977 (CHTR . 29 , 1899 SAKA ) 


627 


क्रमांक 3332- जे.एन.(III) -66/6945, दिनांक 24 अप्रैल , 1966 द्वारा मंजूर की गई थी , हरियाणा सरकार की प्रधिसूचना 
क्रमांक 5041-पार ]] 1-70 /29 :05, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 के अनुसार अब उसकी विधवा श्रीमती कृष्णा देवी के 
नाम हरी फ 1971 से 150 र . वाषिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 

क्रमांक 3 4 5- ज (J )-77/9259 .--पूर्वी पंजाब युद्ध पुररकार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) (I ए ) तथा 3 ( I ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों की वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल 
तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


- 


श्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व 


तहसील 


फसल / वर्ष जब से जागीर · वार्षिक राशि 

दी गई 


पता 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


रुपए 
150 


1 


1 


महेन्द्रगढ़ 


सियाना 


श्री मामन सिंह, पुन 

श्री गोपाल 


महेन्द्रगढ़ 


रवी 1976 से 


2 


श्री संत राम , पुत्र श्री बिहारी 


अकोदा 


रबी 1973 से 


150 


क्रमांक 389 -ज ( I )-77/9263.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उन में अाज तक संशोवर किया गया है) को धारा 2( ए) ( ए ) तया 3(I ए ) के अनुसार सोये 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती मनभरी , विधवा श्री धर्म सिंह, गांव वडेसरा , तहसील 
बवानीखेड़ा, जिला भिवानी, को रबी , 1973 से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शो के 
अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 350 -ज (1)-7719267. - पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) (Iए ) तया 3 (I ए ) के अनुसार सोपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती छोटो देवी , विधवा श्री धन सिंह, गांव लावन , 
तहसील ब जिला महेन्द्रगढ़, को खरीफ , 1967 से रबी , 1970 तक 100 रूपए वार्षिक तथा खरीफ , 1970 से 150 रुपए 
वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 388-ज ( D- 77/ 9271.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए ) (I ) तथा ( I ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके 
सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शो के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 
क्रमांक जिला जागीर पाने वाले का गांव व 

तहसील फसल वर्ष जब से वाषिक 
जागीर दी गई 

राशि 


नाम 


पता 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


रुपए 
150 


1 


अम्बाला 


जगाधरी 


रबी 1973 से 


श्री पूर्ण सिंह, पुत्र श्री जीवन मंधार 
सिंह 
श्री गुरिया राम, 

पुन श्री बिल्लू जुदा शेरवान 
राम 


2 


in 


रबी 1974 से 


200 


यशवन्त कुमार जैन , 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


